रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 5 , 2019 / माघ 16 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5 , 2019 /MAGHA 16 , 1940 


सं . 47] 
No. 47 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 5 फरवरी, 2019 

सं . 72 / 2015 - 20 
विषय : विदेश व्यापार नीति , 2015 - 20 के पैरा 3.05 के तहत ई - कामर्स निर्यात के लिए एएनएफ 3घ 

में संशोधन । 


फा . सं. 01 / 61 / 180 / 16 / एएम 17 / पीसी - 3. - विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के पैरा 1.03 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 01. 04. 2015 की 
सार्वजनिक सूचना 01 / 2015 - 2020 के तहत इस निदेशालय द्वारा जारी एएनएफ 3घ में संशोधन करते है । 
2. संशोधित एएनएफ 3घ को इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के रूप में देखा जा सकता है । 
सार्वजनिक सूचना का प्रभावः दिनांक 01.04. 2015 से किए गए निर्यात हेतु एएनएफ 3घ के अंतर्गत सभी 
आवेदनों के लिए विदेश व्यापार नीति 2015 - 20 के पैरा 3. 05 के तहत एमईआईएस लाभ का दावा करने के 
लिए प्रपत्र , एएनएफ 3घ में परिर्वतन किया गया है । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक, विदेश व्यापार 

एएनएफ 3घ 
भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के तहत कोरियर अथवा विदेशी डाकघरों के 

माध्यम से माल के निर्यात के लिए आवेदन प्रपत्र 


827 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


i. कृपया आवेदन भरने से पहले दिनांक 26.07 . 2018 की अधिसूचना सं. 22 के तहत यथा संशोधित और 

दिनांक 27.09. 2018 के अधिसूचना सं. 36 के तहत पुनः संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.03 से 
3.06 तथा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.01 से 3.03 तथा एमईआईएस पर लागू अन्य सामान्य प्रक्रियात्मक 
विशेषताओं को पढ़ लें । 
www. dgft. gov.in पोर्टल पर आनलाइन ई - कामर्स माड्यूल के माध्यम से विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 
05 के तहत प्रतिफल हेतु आवेदन करना अनिवार्य है । 
कृपया नोट करें कि अनुमत निर्यात तिथि पर आधारित पर अलग - अलग वर्षों ( एएम15, एएम16 आदि ) 
के लिए अलग आवेदन पत्र भरना अपेक्षित है । 
कृपया नोट करें कि प्रत्येक विदेशी डाकघर / एयरपोर्ट के लिए अलग से ई - कामर्स माड्यूल में 
अलग - अलग आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है और किसी भी आवेदन में एक से अधिक 
एयरपोर्ट / विदेशी डाकघर से खेप / पोतलदान बिल / कोरियर पोतलदान बिल /निर्यात का पोस्टल 
बिल / एयरवे बिल नहीं होना चाहिए । 
निम्नलिखित क्र . सं. 3 में ब्यौरे के लिए आवेदक को एक समय में एक खेप / पोतलदान बिल / कोरियर 
पोतलदान बिल / निर्यात का पोस्टल बिल / एयरवे बिल को चुनना / भरना है । एक आवेदन में अधिकतम 

ऐसे 50 विवरण भरे जा सकते हैं । 
vi . इस आवेदन के प्रयोजन के लिए - पोतलदान बिल को कोरियर पोतलदान बिल /निर्यात का पोस्टल 

बिल / एयरवे बिल जैसा भी आवश्यक हो , के रूप में पढ़ा जा सकता है । 
आवेदकों को डीजीएफटी पोर्टल पर आनलाइन एएनएफ 3 घ माड्यूल में 03.05. 2016( अनुलग्नक ख) के 
पहले किए गए निर्यात के लिए आवेदन में सभी निर्यात के लिए सीए प्रमाण पत्र ( अनुलग्नक क ) और 

उतराई प्रमाण पत्र के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 
viii . इस आवेदन पत्र के लिए किसी आवेदन शुल्क की आवश्यकता नहीं है जैसा कि प्रपत्र एएनएफ 3 क में 

एमईआईएस आवेदन के लिए आवश्यक है । 
इस एएनएफ 3 घ के प्रकाशन की तारीख से किए गए सभी निर्यात के लिए प्रक्रिया पुरतक के पैरा 3. 
15 ( क ) (i) के प्रावधान लागू होंगे । तथापि, इस एएनएफ की प्रकाशन की तारीख से पूर्व किए गए सभी 
निर्यात के लिए पैरा 3.15 (क) (i) के अनुसार विलम्ब कटौती की गणना करने के प्रयोजन के लिए 
निर्यात की तारीख इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख होगी । 

भाग क 
आवेदक का ब्यौरा 
आईईसी संख्या 


viim 


ix . 


नाम 


पता 
दूरभाष संख्या 
ई-मेल आईडी 


भाग ख 


2. 


आवेदन के ब्यौरेः 


(i) निर्यात लाइसेंसिंग वर्ष ( कृपया अनुमत निर्यात तिथि ( एचबीपी का पैरा 9. 12) पर आधारित निर्यात किए 

गए वर्ष का उल्लेख करें जैसाकि 2015 - 16, 16 - 17, 17 - 18 , 18 - 19 आदि ) 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) आवेदन भरने की तिथि : 
(iii ) इस आवेदन पत्र के लिए निर्यात का पत्तनः 
निर्यात का विवरणः ( खेप / पार्सल में प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग - अलग प्रविष्टि की जानी चाहिए ) 


3. 


की 


पोतलदान बिल का ब्यौरा एवं अन्य विवरण 
क्रम पोतलदान पोतलदान / पत्तन अनुमत आईटीसी पोतलदान देश का परिशिष्ट निर्यात का प्राप्त किया प्राप्ति 

|बिल / हवाई हवाई पत्तन कोड निर्यात | (एचएस ) बिल के नाम तथा 3ख ( भाग गया पोत पर्यन्त 
पत्तन बिल बिल की सं . तिथि कोड अनुसार परिशिष्ट 2 ) की निशुल्क मल्य या तिथि 
संख्या तिथि 

उत्पाद |3ख ( भाग उत्पाद पोतलदान बिल / हवाई 
वर्णन 1) में क्रम सं . बिल में दिया गया 
संबंधित 

एफओबी मूल्य , जो भी 
क्रम सं . 

कम हो 
(विदेशी मुद्रा में ) 

| मल्य मुद्रा कोड 
| (1) ( 2) (3) (4) (5) (6) ( 7) (8) (9) (10) (11) (12) 


विनिमय दर 


एफओबी रुपये प्रतिफल के लिए परिशिष्ट उख । हकदारी राशि विलंब विलंब कटौती विलंब कटौती 
में अर्थात एफओबी मल्य ( भाग 2) के ( स्पये में ) कटौती ( स्पये में ) के पश्चात 
10x13 अर्थात कालम सं . अनुसार हकदारी 

प्रतिशत यदि 

पात्रता 
14 के जैसा की दर 

कोई हो 

| ( स्पये में ) 
एफओबी मल्य या (प्रतिशत ) 
25.07. 2018 तक 
निर्यात के लिए 
25000 रु या 
26. 07. 2018 के 
बाद निर्यात के 
लिए 500000 रु० 

जो भी कम हो 
( 14 ) ( 15 ) 

____ ( 17) ( 18) ( 19 ) ( 20 ) 
|(17) = (15 ) x 

19 =17x18 20 =17-19 


( 13) 


( 16 ) 


विदेश डाक परिशिष्ट 3ग में 
कार्यालय / निर्यात की श्रेणी 
हवाई पत्तन की क्रम सं . 
ब्यौरा जहाँ से ( 22 ) 
माल ईकॉमर्स 
के उपयोग से 
निर्यात किया 
गया ( 21 ) 
4 . अपेक्षित विभाजन प्रमाण पत्रों की संख्या (प्रत्येक 5 लाख के गुणक में) : 
5. आयातों के प्रयोजनार्थ पंजीकरण का पत्तन (पंजीकरण का पत्तन वह पत्तन होगा जिससे निर्यात किया गया है ) 
6. घोषणा/ वचनबद्धता 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि 
क . फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम ( समय - समय पर यथासंशोधित ) के अधीन 
दण्डित नहीं किया गया है: 
(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 
(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 

विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1992 और 
( iv ) विदेश विनिमय प्रबन्धक अधिनियम, 1999 ; और 
( v) विदेश विनिमय संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 


ख. कम्पनी / फर्म / एचयएफ / न्यास ( जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक / साझेदार/ स्वामी/ कर्ता/ न्यासी किसी अन्य 
कम्पनी /फर्म/ संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सची ( डीईएल ) में है, का निदेशक / साझेदार/ स्वामी /कर्ता/न्यासी नहीं 


ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय / फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय ( यों )/ 
यनिट ( टों )/ डिविजन ( नों ) को चककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात / निर्यात करने 
के लिए अपात्र घोषित किया गया है । 
मैं / हम समय - समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम ) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश 
व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक के आईटीसी ( एसएच) वर्गीकरण के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/ लेते हैं । 
मैं / हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका 
नहीं गया है । मैं / हम पर्णतः समझता हूँ/ समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/ हमें कोई भी 
दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हों । 


4 


मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और 
हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ | 
मैं एतदद्वारा घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में वर्तमान में शामिल फिर शिपिंग / एयरवे बिल पर पर्व में एमईआईएस के 
अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त ( अथवा कोई आवेदन ) नहीं किया है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कोई भी खेप जिसके लिए 
आवेदन में दावा प्रस्तुत किया गया है, ग्राहक द्वारा बाद में वापस नहीं किया गया है । यदि भविष्य में वापस किया जाता है तो 
मै सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28क क के तहत यथा निर्धारित ब्याज दरों के साथ दिए गए प्रतिफल को लौटाने 
का वचन देता हूं । 
मैं एतदद्वारा घोषित करता है कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 17 के अनुसार इस आवेदन में इस प्रावधान के उल्लंघन में 
कोई निर्यात शामिल नहीं है । 
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात किए गए उत्पाद/माल और बाजार को परिशिष्ट 3ख के अंतर्गत शामिल किया गया है 
तथा निर्यात जिनके लिए आवेदन किया गया है, वे संबंधित परिशिष्ट में यथा उल्लिाखित निर्यात संबंधी स्वीकार्य तिथि को 
अथवा उसके पश्चात किया गया है । मैं पुनः यह घोषणा करता हूँ कि पोतलदान दस्तावेजों में एचबीपी के पैरा 3.14 में 
विनिर्दिष्ट एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए आशय की घोषणा निहित है । 
मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि निर्यात उत्पाद जिनके लिए ड्यटी क्रेडिट स्क्रिप प्रतिफल का दावा किया जा रहा है में ऐसा 
कोई उत्पाद शामिल नहीं है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 3. 06 के अनुसार अपात्र निर्यात श्रेणियों/ क्षेत्र के रूप में सचीबद्ध 
हों और दिनांक 05.12. 2017 की सार्वजनिक सूचना 44 में परिशिष्ट उख , तालिका 3 में यथा सूचीबद्ध एमईआईएस के तहत 
अपात्र मद हों । 
मैं पर्णतया समझता हूँ कि क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा कोई अभिकरण किसी समय दस्तावेज मांग सकता है जिसके आधार पर 
प्रतिफल प्रदान किया गया तथा जिनकी मल प्रति प्रस्तुत न की गई हो । मैं वचन देता हूँ मैं ऐसा विवरण / दस्तावेज को अपनी 
ओर से बिना किसी विलंब के प्रस्तुत करुंगा । यदि मैं ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता हूँ तो मै स्क्रिप की 
राशि की विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित ऐसी स्क्रिप की तिथि से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की 


8 


[ भाग I - खण्ड 1 ] ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


धारा 28क क के तहत निर्धारित दर के अनुसार ब्याज सहित नकद वापस करने का वचन देता हूं तथा एफटीडीआर 
अधिनियम के अनुसार दण्डनीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी रहंगा । 


घोषणा/ वचनबद्धता को स्वीकृत करने हेतु टिक करें तथा निम्नलिखित विवरण को भरें : 
आवेदक के हस्ताक्षर 

डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग करके प्रस्तुत करना । 


एएनएफ 3घ का अनुलग्नक (क) - मूल प्रति को स्कैन और ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा 


सनदी लेखाकार (सीए) / लागत एवं निर्माण कार्य लेखाकार ( आईसीडब्ल्यए /कंपनी सचिव 

( सीएस ) का प्रमाण पत्र ) 
मैंने निर्धारित रजिस्टर तथा मैसर्स. ........... ............. के संबंधित अभिलेखों की भी जांच की है जिसका आईईसी 
सं .................... है के संबंधित रिकार्ड की जांच की जो माल के निर्यात के दावे जो ....... तथा....... से......... तक अवधि के 
लिए कुरियर या भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात संबंधी स्कीम एमईआईएस के अंतर्गत ई कॉमर्स का उपयोग करने वाले 
विदेशी डाक कार्यालय द्वारा करते हैं तथा सत्यापित करता हूँ कि 


बिलों , बीजकों, फार्वर्ड इनर्वड छूट प्रमाण पत्र ( एफआईआरसी), बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्रों, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कंपनियों के 
प्रमाण पत्र तथा अर्जित विदेशी मुद्रा के साक्ष्यों की मेरे द्वारा जांच करके सत्यापित किया गया है । 
दावा विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट उसी के अंतर्गत परिशिष्ट माल/ श्रेणी के निर्यात के अनुरूप है । दावा वि . व्या . 
नीति के पैरा 3. 05 में दिए गए शर्तानुसार है । लदान दस्तावेज में प्रक्रिया पुस्तक में विनिर्दिष्ट पैरा 3. 14 के अनुसार 
एमईआईएस के अंतर्गत प्रतिफल के दावे की घोषणा की गई है । 
माल का निर्यात जिनके लिए लाभ का दावा किया गया है, में एफटीपी 2015 - 20 के पैरा 3. 06 के तहत यथा सचीबद्ध 
अपात्र निर्यात और दिनांक 05.12. 2017 की सार्वजनिक सूचना सं 44 के परिशिष्ट 3ख तालिका 3 में यथा सूचिबद्ध 
एमआईएस के तहत अपात्र मदे शामिल नहीं हैं । 
न तो मैं और नहीं मेरा / हमारा साझेदार उपर्युक्त कंपनी, इसकी समूह कंपनियों अथवा इसके संबद्ध व्यापारिक संस्थानों में 
साझेदार , निदेशक अथवा कर्मचारी हैं । 
| खेप जिसके लिए आवेदन में दावा भरा गया है ग्राहक द्वारा बाद में वापस नहीं किया गया है । 
खेप जिसके लिए आवेदन में दावा भरा गया के लिए आवेदक ने पर्व में कोई दावा नहीं किया है । 
आवेदन में निर्यात से संबंधित विवरण सत्यापित किया गया जो इस प्रकार है 


4. 


निर्यात का विवरण 


पोतलदान बिल का ब्यौरा एवं अन्य विवरण 
क्रम पोतलदान पोतलदान / पत्तन मान्य आईटीसी पोतलदान देश का नाम परिशिष्ट निर्यात का प्राप्त प्राप्ति 
सं . बिल / हवाई हवाई पत्तन कोड निर्यात ( एचएस ) बिल के तथा परिशिष्ट 3ख ( भाग किया गया पोत की 

पत्तन बिल बिल की सं . तिथि कोड अनुसार 3ख (भाग 1) 2) की पर्यन्त निशुल्क तिथि 
संख्या तिथि 

उत्पाद में संबंधित क्रम उत्पाद क्रम मूल्य 
वर्णन 

(विदेशी मुद्रा में ) 
मल्य मुद्रा 

कोड 
|(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8) (9) ( 10) (11) ( 12 ) 


सं . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


विनिमय दर 


एफओबी | 
( रुपये में ) अर्थात 
10x13 


विलंब कटौती विलंब 
राशि (स्पये कटौती के 

पश्चात् 
पात्रता 
( स्पये में ) 


प्रतिफल के लिए परिशिष्ट 3ख हकदारी राशि विलंब 
एफओबी मल्य ( भाग 2) के ( स्पये में ) कटौती 
अर्थात कालम सं. अनुसार 

प्रतिशत 
14 के जैसा हकदारी की 
एफओबी मल्य या दर ( प्रतिशत ) 
25 . 07 . 2018 तक 
निर्यात के लिए 
25000 रु या 
26.07. 2018 के 
बाद निर्यात के 
लिए 500000 रु० 
जो भी कम हो 
( 15) (16) (17) (18) 

(17) = 
( 15) x ( 16 ) 


(13) 


(14) 


( 19) ( 20) 
19 = 17x18 20 = 17-19 


विदेश डाक परिशिष्ट 3ग में । 
कार्यालय / निर्यात की श्रेणी की 
हवाई पत्तन क्रम सं . 
ब्यौरा जहाँ से ( 22 ) 
माल ईकॉमर्स 
के उपयोग से 
निर्यात किया 
गया 
( 21 ) 


मैं पर्णतया समझता हूँ कि यदि प्रमाणपत्र में दिया गया कोई विवरण गलत और झठ पाया जाता है तो कानन में निर्धारित अथवा 
अन्यथा न्यायसंगत दण्डनीय कार्रवाई अथवा अन्य परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी रहंगा। 
सीए / आईसीडब्ल्यए/ सीएस के हस्ताक्षर 
हस्ताक्षरकर्ता का नाम 
पदनाम 
सदस्यता सं . 

फ्लैट/ प्लॉट / 
ब्लॉक सं० 

गली/ क्षेत्र/मुहल्ला 
कार्यालय का 

शहर 
राज्य 

पिन कोड 
दूरभाष सं0 देश कोड ......... क्षेत्र कोड 

. .. . . . .. . . . . . दुमा 

दुरभाष सं0 

। 


पता 


फैक्स सं0 : 
ई- मेल : 


[ भाग - खण्ड 17 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


स्थान : 
दिनांक : 


एएनएफ 3घ का अनुलग्नक ( ख ) – मूल प्रति को स्कैन और ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा 

उतराई प्रमाण पत्र 

जिस किसी से भी यह संबंधित है 
हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स... 

........ जिनका आईई कोड........................है 
ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्यात किया है: 
क्रम सं . शिपिंग बिल / दिनांक लदान पोत भेजने वाला पोत अंतिम गंतव्य का माल पहुँचने 
एयरवे बिल सं . 

की / सुर्पुदगी की 
तारीख 


देश 


हम मैसर्स एक्स वाई जेड प्रा. लि . माल खोज दस्तावेज के जारी होने की तिथि पर संबंधित माल के अधिकृत 
एजेंट है । हमने यह जांच कर ली है कि संबंधित अधिसचित बाजार में माललदान का यह प्रमाण मालवाहक 
बैकअप में उपलब्ध सचना पर आधारित है और हमने तदनुसार यह दस्तावेज जारी किया है । यह प्रमाण पत्र 
एचबीपी 2015 - 20 के पैरा 3. 03 ( च ) के अनुसार जारी किया है । 

एक्स वाई जेड प्रा. लि . के लिए 

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 


नामः 


पदनामः 


स्थानः 


दिनांकः 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTIFICATION 
New Delhi, 5th February, 2019 

No. 72 / 2015- 2020 
Subject: Amendments in the ANF 3D for E commerce exports under para 3 .05 of the FTP 2015 - 20 


___ F. No. 01/ 61/ 180/ 16/ AM17/ PC- 3. - In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade 
Policy 2015 -2020 , the Director General of Foreign Trade hereby amends the ANF 3D , issued earlier by this Directorate, vide 
Public Notice 01/ 2015- 20 dated 01.04. 2015 . 


2 . 


The Amended ANF 3D may be seen as the Annexure to this Public Notice. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I — SEC . 1 ] 


Effect of Public Notice : The format for claimingMEIS benefits under para 3.05 of the FTP 2015-20, ANF 3D has 
been changed , for all applications under the ANF 3D for exports made since 01.04.2015. 


ALOK VARDHAN CHATURVEDI, DirectorGeneral of Foreign Trade 

ANF - 3D 


Application Form for Export of goods through courier or foreign post offices under Merchandise Exports from 

India Scheme (MEIS ) 


Instructions/ Guidelines for the Applicants filing ANF 3D 


Kindly read Paras 3 .03 to 3.06 of FTP para 3.05 as modified vide Notification no . 22 dated 26 .07 .2018 and 
further modified vide Notification no. 36 dated 27 .09 .2018 and Para 3.01 to 3 .03 of HBP and other 
common procedural features applicable to MEIS before filing application 
It is mandatory to apply for rewards under para 3.05 of FTP through the online e Com module at the 
www .dgft.gov . in portal. 
Please note that separate applications are required to be filed for separate years (AM15 , AM16 etc .) based 
on Let Export date . 
Please note that separate application is required to be filed for each foreign post office/Airport separately in 
the E com module, and no application should have consignments/ shipping bills / courier shipping bills / 
postal bill of export /airway bills from more than one Airport/ Foreign Post Office 
For the details in the Serial no . 3 below , Applicant to select/feed the details of one consignments / shipping 
bills / courier shipping bills/ postal bill of export/ airway bills at a time. A maximum of 50 such details can 
be filed in one application 
For the purpose of this application - Shipping bill may be read as Courier Shipping Bill / Postal Bill of 
Export/ Airway Bill as the need be . 
The Applicants are required to submit the Scanned copies of CA Certificate (Enclosure A ) and Proof of 
landing certificate for all exports in the application for exports made before 03.05. 2016 ( Enclosure B ) in 
the online ANF 3D module at the DGFT portal. 
This application does not require any application fees, as is required for the MEIS application in the form 
ANF 3A . 
For all exports made with effect from the date of Publication of this ANF 3D , the provisions of para 3. 15 
(a ) (i) of the Handbook of Procedures shall apply. However, for all exports made prior to the date of 
publication of this ANF 3D , the date of export for the purpose of calculating the late cut as per para 3. 15 (a ) 
(i) shall be the date of the publication of this Public Notice. 


vi. 


viii. 


ix . 


Part A 


Applicant Details : 


IEC No. 


Name 


Address 


Telephone No 


Email ID 


Part B 


2 . Application Details: 


(i) Export Licensing Year ( pl. specify the year in which export has been made , based on Let export date (Para 9 . 12 of 

HBP) -Such as 2015 - 16 , 16 - 17 , 17 - 18, 18 - 19 , etc 


[ HIT I - Tus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ii ) Date of filing of Application : 


( iii ) Port of Export for this Application : 


3.Details of Export : (Separate entry for each product in the consignment/parcel should be made.) 


Shipping Bill Details and Other details 


Si Shipping 
No Bill/Airway 

Bill Number 


Port 
Code 


Date of 
| Shipping 

Bill/ 
Airway 
Bill 


Let 
export 
date 


ITC 
(HS) 
code 


Date of 
realization 


Product Country 
Description Name and 
as per Relevant 
Sipping Bill SI No. of 

Appendix 
3B (Part 1) 


Product Sl 
No. of 
Appendix 
3B ( Part 
2 ) 


Realized FOB 
value of 
Exports or 
| FOB value as 
given in 
S /B / Airway 
bill , whichever 
is less (in free 
foreign 
exchange ) 


| Value 


Currency 
Code 
(11) 


(1) (2) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


(7) 


(8 ) 


(9) 


( 10) 


| ( 12 ) 


| 


Exchange 
Rate 


FOB in Rs.ie 
10x13 


Rate 

of | Entitlement 
Entitlement as Amount 
per Appendix 3B (in Rs.) 
( Part 2 ) ( % ) 


Late 
Cut % 
if any 


Late cut 
Amount (in 

Rs.) 


Entitlement after 

Late Cut 


(in Rs.) 


FOB value for 
rewards ie FOB 
value as in colmn 
no14 or Rs 25000 
whichever is less for 
exports 

upto 
25 . 07. 2018 and Rs 
500000 for exports 
beyond 26 .07 . 2018 


(13) 


(14 ) 


15 


(16 ) 


( 17) 


(18 ) 


19 
19= 17X18 


2 0 
20 = 17- 19 


(17) = (15) 
X ( 16 ) 


Foreign 


Sr No of category of export in appendix 3C 


Post Office /Airport details from where Exported using e -commerce (21) 


(22) 


4 . Number of Split Certificates required ( in multiples of Rs 5 lakhs each ): 


5 . Port of Registration for the purpose of imports. (The port of registration shall be the port from which export has taken 
place ) 


DECLARATION / UNDERTAKING 


I/Wehereby certify that : 
A . the entity for whom the application has been made have not been penalized under any of the following Acts 

(as amended from time to time): 


(i) The Customs Act, 1962 , 
(ii) The Central Excise Act 1944 , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


( iii ) Foreign Trade (Development & Regulation ) Act 1992 , 
(iv) The Foreign Exchange Management Act,1999 ; and 

(v) The Conservation of Foreign Exchange , Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 
B . none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/ Trust, (as the 

case may be), is /are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / 
entity which is on the Denied Entity List (DEL ) of DGFT; 


C . neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office (s )/ 

Unit(s)/ Division (s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking 
import / export under any of the provisions of the Policy; 


I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act, 1992 , as 
amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy , the Handbook of 
Procedures 
I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing 
has been concealed or held therefrom . I/We fully understand that any information furnished in the application if 
found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed 
in law or otherwise warranted . 
I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9. 06 of the Foreign 
Trade Policy. 
I hereby declare that no benefit under MEIS, was availed (or applied for) previously against Shipping 
Bills / Airway Bill currently included in this application . I also declare that none of the consignment in 
respect of which claim is filed in this application is subsequently returned by the customer . In case it is 
returned in future, I undertake to refund the rewards granted with interest rates as prescribed under 
section 28AA of Customs Act, 1962. 


5 


6 


I hereby declare that in terms of Para 3 .17 of FTP , this application does not contain any exports in 
contravention to this provision . 


I hereby declare that the Exported Product/goods and markets are covered under Appendix 3B and the exports, 
for which this application is being filed, are made on or after the respective admissible date of export, as 
indicated in relevant Appendix . I further declare that the Shipment documents contains declaration of intent of 
claiming rewards under MEIS specified in para 3. 14 of HBP . 
I hereby declare that export product for which the duty credit scrip is being claimed does not contain any product 
which is listed as ineligible export categories / sectors in per Para 3. 06 of FTP and the ineligible items under 
MEIS as listed in the Appendix 3B , Table 3, Public Notice 44 dated 05. 12. 2017 . 


I fully understand that RA or any other agency, at any time, may ask me to provide documents on the basis of 
which rewards was granted and which are not submitted in original .I undertake to provide any such 
details/documents without any delay on my part. In case I am not able to provide such documentary evidence, I 
undertake to refund the amount of scrip in cash with interest at the rate prescribed under section 28AA of 
Customs Act, 1962, from the date of such scrip as prescribed in FTP and HBP and shall also be liable for penal 


[ TT I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


action as per FTDR act. 


Tick the box as acceptance of declaration / undertaking and fill in the details below . 


Signature of the Applicant 


| To be submitted using Digital Certificate 


Enclosure ( A ) to ANF 3D – Original To be scanned and uploaded Online 


CERTIFICATE OF CHARTERED ACCOUNTANT (CA ) / COST AND WORKS ACCOUNTANT (ICWA )/ 

COMPANY SECRETARY (CS) 


I have examined prescribed registers and also relevant records of M /s....... 
having IEC Number in respect of their claim for Export of goods through courier or foreign post offices 
using e - Commerce under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS ) for the period from ----- To ------ -- 
for Rs ----- -... ............. and certify that 


Bills , Invoices, Forward Inward Remittance Certificates (FIRCs), Bank Realization Certificates, Certificate from 
international credit card companies , and evidences of foreign exchange earnings have been examined and verified 
by me. 
The claim is in accordance with exports of specified goods/ category listed in appendix 3C of FTP . The claim is 
in accordance with conditions laid down in para 3 .05 of FTP . The Shipment documents contains declaration of 
intent of claiming rewards under MEIS specified in para 3 . 14 of HBP . 
Export of goods for which benefit is claimed does not include ineligible exports as listed under Para 3 .06 of FTP 
2015 - 20 and ineligible items under MEIS as listed in the Appendix 3B , Table 3, Public Notice 44 dated 
05 . 12 . 2017 . 
Neither I, nor any of my / our partners is a partner, director, or an employee of above- named entity, its Group 
companies or its associated concerns. 
None of the consignment in respect of which claim is filed in this application is subsequently returned by the 
customer . 
None of the consignment in respect of which claim is filed in this application is previously claimed by the 
applicant. 
The details of exports contained in the application are certified as under 


Details of Export : 


Si 


Port 
Code 


Date of 
realization 


No 


Shipping 
Bill/Airway 
Bill 
Number 


Date of 
Shipping 
Bill/ Airway 
Bill 


Shipping Bill Details and Other details 
Let ITC Product Country | Product 
export (HS) Description Name Sl No. of 
date code as per and Appendix 

Sipping Relevant 3B (Part 
Bill 

Sl No. of 
Appendix 
3B ( Part 


2 ) 


Realized FOB 
value of Exports 
or FOB value as 
given in 
S / B /Airway bill , 
whichever is less 
(in free foreign 
exchange ) 


1 ) 


Value 


Currency 

Code 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10 ) 


( 11 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - SEC . 1 ] 


| Exchange Rate 


Entitlement 


FOB in 
Rs. ie 
10x 13 


Late 
Cut % 


Late cut 
| Amount 

(in Rs.) 


Entitlement 
after Late 
Cut 


Amount 


Rate of 
Entitlement 
as per 
Appendix 
3B (Part 2 ) 
( % ) 


(in Rs.) 


( in Rs.) 


FOB value for 
rewards ie FOB 
value as in 
column no14 or 
Rs 25000 
whichever is 
less less for 
exports upto 
25 . 07 .2018 and 
Rs 500000 for 
exports beyond 
26 .07. 2018 


(13 ) 


(14 ) 


15 


(16 ) 


(17) 


(18) 


19 


20 


19 = 17X18 20 = 17 - 19 


(17 ) = (15 ) 
X ( 16 ) 


Foreign 


Sr. No of 
category of 
export in 
appendix 
3C 


Post Office 
(Airport 
details from 
where 
Exported using 
e - commerce 
(21) 


( 22 ) 


I fully understand that any statementmade in this certificate , if proved incorrect or false , will render me liable to face any 
penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted . 
Signature of CA/ ICWA/CS 
Name of the Signatory 
Designation 
Membership No . 
Official Address 

Flat/ Plot/Block No 
Street/Area /Locality 
| City 
State 

PIN Code 
Telephone No . 

Country 
Code ----- Area Code --- ----- - Phone Number 


Country 


Area Code-- 


-- Phone Number 


Fax No. 
Email : 
Place : 
Date : 


Enclosure (B ) to ANF 3D - Original To be scanned and uploaded Online 


Landing Certificate 
To Whom So Ever It May Concern 

_ having I.E. Code 


_ has exported 


as 


We hereby certify that M /s _ 
per details given below : 
S .No. Shipping Bill / Airway 

bill No. 


| Dtd 


Port of 
Loading 


Port of 
Discharge 


Country of Final 
Destination 


Date of Arrival/ 
Delivery 


[ T I - 005 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


We M /s XYZ Pvt. Ltd . are the accredited agents of the concerned goods carrier on the date of issuance of the tracking 
document. We have verified that this proof of landing goods in relevant notified market is given based on information 
available in goods carriers backup database and we have issued this document accordingly . This certificate has been 
issued as per para 3.03(f) of H .B .P 2015 -20 

For XYZ Pvt. Ltd . 


Authorized Signatory 


Name: 
Designation : 


Place : 


Date: 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2019 .02.09 


KUMAR 10:27:58 + 05 30 


